... 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 वैशाख 1936 ( २०) 
संख्या 217 राँची , शुक्रवार 

16 मई, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
8 मई , 2014 


संख्या-1/ सी0आर0 - 713 / 2013 ( पार्ट ) का .- 4221 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की 
अधिसूचना संख्या-3112 दिनांक 28 मार्च, 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री श्यामला प्रसाद सिन्हा, विशेष 
कार्य पदाधिकारी के स्थान पर श्री चन्द्र भूषण प्रसाद , अवर सचिव , कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग को 
Smart Performance Report Record Online Window (SPARROW ) के क्रियान्वयन हेतु PAR Manager के पदनाम 
से नामित किया जाता है । 
अन्य पदनाम से नामित पदाधिकारी यथावत् बने रहेंगे। 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी , 


सरकार के अपर सचिव | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 217 - 50 | 


